निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 282) पटना , मंगलवार , 11 अप्रील 2017 


बिहार विधान- सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


29 मार्च 2017 


मण्डल 


सं0 वि०स०वि० - 04/ 2017- 3273/वि०स० । – " बिहार विधान मण्डल ( सदस्यों का वेतन , भत्ता और पेंशन ) 
( संशोधन ) विधेयक , 2017 ", जो बिहार विधान- सभा में दिनांक 29 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार 


विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया 


जाता है । 


आदेश से , 


राम श्रेष्ठ राय , 


सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 11 अप्रील 2017 


बिहार विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन ) 

( संशोधन ) विधेयक , 2017 


( वि०स०वि० - 04/ 2017 ) 


बिहार विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 16, 2006) का संशोधन 

करने के लिए विधेयक । 
भारत - गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ | – (1) यह अधिनियम बिहार विधान मण्डल ( सदस्यों का वेतन, भत्ता और 
पेंशन) (संशोधन ) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा । 

( 2) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 
2. बिहार अधिनियम 16, 2006 की प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : - 

" प्रस्तावना । – भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 सहपठित अनुच्छेद् 245 एवं अनुच्छेद् 246 (3) में उल्लिखित 
प्रावधान के अधीन बिहार विधान मण्डल के सदस्यों का वेतन , भत्ता और पेंशन अवधारित करने के लिए अधिनियम । " 


उद्देश्य एवं हेतु 


राज्य सरकार द्वारा विधान मंडल के पूर्व सदस्यों को पेंशन प्रदान करने पर महालेखाकार , बिहार द्वारा आपत्ति 
के निराकरण करने के लिए बिहार विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन , भत्ता और पेंशन ) अधिनियम , 2006 के प्रस्तावना में 
संशोधन करना आवश्यक है । इस निमित्त बिहार अधिनियम - 16, 2006 की प्रस्तावना में कतिपय संशोधन किया जाना 
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इसका मुख्य अभीष्ट है । 


( श्रवण कुमार) 
भार - साधक सदस्य । 


पटना, 


सचिव, 


दिनांक 29 . 03 . 2017 


बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 282 - 571 +10- डी0टी0जी0I 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


